निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


15 भाद्र 1932 ( श० ) 
( संo पटना 648) पटना , सोमवार , 6 सितम्बर 2010 


सं0 5158 / न0वि0एवंआ०वि० 
नगर विकास एवं आवास विभाग 


- - 


संकल्प 

31 अगस्त 2010 
मुख्यमंत्री नगर विकास योजना के संबंध में निर्गत संकल्प सं0 - 2375, दिनांक 12 मई 2008 की कंडिका - 2 
में स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हए राज्य सरकार द्वारा निम्न संशोधन किये गये 

( क ) उक्त संकल्प की कंडिका - 2( vi) में शब्द कल्भर्ट के बाद शब्दों " / फूट ओवर ब्रीज जोड़ा 

जायेगा । 
( ख ) उक्त संकल्प के कंडिका - 2. 3. 2 में शब्द "बिहार शहरी विकास अभिकरण ( Bihar Urban 

Development Agency) के माध्यम से " के बाद शब्द " अथवा एवं शब्द " जनसंख्या के 
आधार पर " के बाद शब्द " सीधे " जोड़ा जायेगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

चन्द्र नाथ झा , 
सरकार के विशेष सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 648 -571 + 500-डी0टी0पी0 । 

Website: http:// egazette.bih. nic .in 


